रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, मंगलवार , अप्रैल 11, 2017 / चैत्र 21, 1939 
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2017/ CHAITRA 21, 1939 


सं . 1018 ] 
No. 1018] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2017 


का . आ . 1147 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के 
पश्चात कि उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 233 के कि . मी . 66 .000 से कि . मी . 123. 000 तक के 
भूखण्ड ( इन्डो नेपाल बोर्डर से वाराणसी) का निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के 
लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के 
अपने आशय की घोषणा करती है । 


कोई व्यक्ति , जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप - धारा (1 ) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के 
लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा । 


ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर उप -जिला अधिकारी / विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बस्ती, को 
लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप 
में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जाँच 
करने के पश्चात यदि कोई हो , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या 
अननुज्ञात कर सकेगा । 


उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप - धारा ( 2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; 


और 


इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू - रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध 
हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 


2385 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 233 के 66.000 कि . मी . से 123.000 कि . मी. तक के भू - खण्ड (इन्डो 
नेपाल बोर्डर से वाराणसी) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


क्रम 
संख्या 


सर्वेक्षण 
संख्या 


भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकति | भूमि का क्षेत्रफल 

हेक्टेयर में 


जिला का | तालुक का गाँव का 
नाम नाम 

नाम 
2 

4 
बस्ती सदर 1 खडौवा 

जाट 


3 


8 


निजी 


कृषिक 


181 


0 . 0055 


182 
183 
186 
187 
188 
190 
191 
193 
214 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
सरकारी 
निजी 
सरकारी 


कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 


0 . 0042 
0 . 0030 
0 . 0030 
0 . 0030 
0 . 0070 
0 . 0060 
0 . 0030 
0 . 0020 
0 . 1270 


कृषिक 


चकमाग 


कृषिक 


कपड़ा सुखाने 


215 


हेतू 


0 .0130 


216 
217 
218 
219 
220 
221 


कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 


222 


कृषिक 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
सरकारी 


कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 


223 
608 
610 
615 
616 
617 
618 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
670 


0 . 0550 
0 .0160 
0 . 0160 
0 .0100 
0 .1520 
0 .0500 
0 .0280 
0 .0280 
0 . 0012 
0 . 0020 
0 . 0540 
0 . 0090 
0 . 0080 
0 .0400 
0 .0010 
0 . 0010 
0 . 0020 
0 . 0100 
0 .0120 
0 . 1410 
0 .1201 
0 . 0060 
0 . 0050 
0 . 0120 
0 . 9560 


कृषिक 


कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
चकमार्ग 
योग 


2 मदारपुर 
सिसवा 


147 


निजी 


कृषिक 


0 . 0098 


148 


सरकारी 


। 


चकमार्ग 


0 .0227 


[ भाग II – खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्रम 

| जिला का 
संख्या 

नाम 
2 


तालुक का 
नाम 
3 


गाँव का 
नाम 
4 


6 


__ 


निजी 


सर्वेक्षण 
संख्या 

5 
152 
153 
154 
155 
157 
159 
160 
162 
328 
329 
332 
333 
334 
335 
336 
338 
339 
341 
342 


निजी 


भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकति | भूमि का क्षेत्रफल 

हेक्टेयर में 

8 
सरकारी चकमार्ग 0 . 0120 
सरकारी 

नवीन परती 0 .0400 

कृषिक 0 . 2370 
निजी 

कृषिक 0 .0128 
निजी कृषिक 

0 . 0067 
निजी कृषिक 

0 . 0080 
निजी कृषिक 

0 . 0190 
निजी कृषिक 

0 . 0030 
निजी कृषिक 

0 .0066 
कृषिक 0 .0200 
सरकारी नाली 

0 . 0040 
निजी 

कृषिक 0 .0180 
निजी कृषिक 

0 .0112 
सरकारी 

चकमार्ग 0 .0050 
निजी 

कृषिक 0 .0350 
निजी कृषिक 

0 . 0010 
निजी कृषिक 

0 .0150 
निजी कृषिक 

0 . 0136 
निजी 

0 . 0080 
योग 

0 . 5084 
निजी कृषिक 

0 .0190 
योग 

0 . 0190 
निजी 

0 . 0590 
योग 

0 . 0590 
निजी कृषिक 

0 . 0253 
योग 

0 .0253 
निजी कृषिक 

0 .0110 
योग 

0 .0110 


कृषिक 


3 पिकौरा 


___ 46 


4 अमहट 


115 


कृषिक 


5 गायघाट 


| 


428 


6 खुटहन 


34 


7 नगर 
खास 


2540 


निजी 


कृषिक 


0 . 2000 


2544 


निजी 


8 बेइली 


864 


निजी 


__ 9 डकही । 


28 
29 
30 
33 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


कृषिक 
योग 
कृषिक 
योग 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 

कृषिक 
कृषिक / नवीन 

परती 


0 .0100 
0 . 2100 
0 . 0050 
0 . 0050 
0 . 0150 
0 . 0130 
0 . 0150 
0 .0160 
0 . 0120 
0 .0050 
0 .0130 


49 


50 
52 
55 


निजी / सरकारी 


0 . 3587 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


क्रम | जिला का 
संख्या नाम 

_ 2 


भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति 


तालुक का । 
नाम 
3 


गाँव का 
नाम 
4 


सर्वेक्षण 
संख्या 


भूमि का क्षेत्रफल 

हेक्टेयर में 


6 


8 


60 


निजी / सरकारी 


0 .0362 


62 
63 
64 
67 


निजी 
निजी 
निजी 
सरकारी 


0 .0130 
0 . 0110 
0 . 0040 
0 . 0310 


76 


सरकारी 


0 .0190 


कृषिक / नवीन 

परती 
कृषिक 
कृषिक 
कृषिक 
नवीन परती 
सामान्य आबादी 
हेतु सुरक्षित 

कृषिक 
नवीन परती 
नवीन परती 
___ कृषिक 
नवीन परती 

योग 
___ महायोग 


78 


80 
82 


निजी 
सरकारी 
सरकारी 
निजी 
सरकारी 


83 
84 


0 . 0060 
0 .1225 
0 .0280 
0 .0130 
0 .0412 
0 . 7726 
2. 5663 


[ फा . सं. आरडब्ल्यू / एनएच - 37014 / 1 / 2014 - एनएचडीपी -IVए ] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 11th April, 2017 
S .O . 1147 ( E ). — In exercise of powers conferred by sub -section (1 ) of section 3A of the National Highways Act, 
1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the 
public purpose , the land , the brief description of which is given in the Schedule below , is required for building 
(Widening/four Laning, etc ), maintenance , management and operation of National Highway No.233 in the stretch of land 
from Km . 66 .000 to Km . 123. 000 (Indo Nepal Border to Varanasi) in the District of Basti in the State of Uttar Pradesh , 
hereby declares its intention to acquire such land ; 

Any person interested in the said land may , within twenty -one days from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub - section ( 1 ) of 
section 3C of the said Act. 

Every such objection shall be made to the competent authority , namely , the Additional Sub - Divisional 
Magistrate /Special land Acquisition Officer , Basti, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent 
authority shall give the objector an opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner, and may, after 
hearing all such objections and after making such further enquiry , if any , as the competent authority thinks necessary , by 
order, either allow or disallow the objections. 

Any order made by the competent authority under sub -section (2 ) of section 3C of the said Act shall be final. 

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by 
the interested person at the aforesaid office of the competent authority . 


[ ATT II - 005 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from 
km . 66 .000 to km . 123.000 of the National Highway No . 233 (Indo Nepal Border to Varanasi) in District Basti in the 
State of Uttar Pradesh . 


Sl. 


Type of Land 


Nature of Land 


Name of the 

district 


Name of the 

Village 


Survey 
Number 


No . 


Area in 
(Hectare ) 


1 


Name 
of the 
Taluk 

3 
Basti 
Sadar 


5 


2 
Basti 


6 


4 
1. Kharauwa jat 


Private 


Agricultural 


181 


0 . 0055 


182 


Private 


Agricultural 


0 . 0042 


Private 


Agricultural 


0 .0030 


183 
186 
187 


Private 


Agricultural 


0 .0030 


Private 


0 . 0030 


188 


Private 


0 . 0070 


190 


Private 


0 .0060 
0 .0030 


Private 


191 
193 
214 


Government 


0 .0020 
0 . 1270 


Private 


Government 


215 


0 .0130 


0 .0550 


216 
217 
218 


0 .0160 


0 .0160 


219 


0 .0100 


220 


0 . 1520 


221 


0 .0500 


222 


0 .0280 


223 


0 .0280 


Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 


0 .0012 


Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 

Chakmarg 
Agricultural 
For drying 

Clothes 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Chakmarg 

Total 
Agricultural 


0 .0020 


608 
610 
615 
616 
617 
618 


0 .0540 


0 .0090 
0 .0080 


0 .0400 


621 


622 


0 . 0010 
0 . 0010 
0 . 0020 


623 


Private 


624 


Private 


0 .0100 


625 


Private 


0 . 0120 


Private 


0 . 1410 


Private 


0 . 1201 


626 
627 
628 
629 
670 


Private 


0 .0060 


Private 


0 .0050 


Government 


0 .0120 


0 .9560 


Private 


147 


0 .0098 


Madarpur Sisawa 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


Sl. 


Type of Land 


| Nature of Land 


No. 


Name of the 

district 


Name 
of the 
Taluk 


Name of the 

Village 


Survey 
Number 


Area in 
(Hectare ) 


1 


2 


L3 


6 


Government 


0 .0227 


Government 


0 .0120 


Government 


0 .0400 


Private 


0 .2370 


Private 


0 .0128 


Private 


0 .0067 


Private 


0 . 0080 


Private 


0 .0190 


5 
148 
152 
153 
154 
155 
157 
159 
160 
162 
328 
329 
332 
333 
334 
335 
336 
338 
339 


Private 


0 .0030 


Private 


0 .0066 
0 .0200 


Private 
Government 


Chakmarg 
Chakmarg 
Naveen Parti 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 

Nali 
Agricultural 
Agricultural 
Chakmarg 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 

Total 
Agricultural 


0 . 0040 


0 .0180 


Private 

Private 
Government 


0 .0112 


0 .0050 


Private 


0 .0350 


Private 


0 .0010 


0 .0150 


341 


Private 
Private 
Private 


0 .0136 


342 


0 .0080 
0 . 5084 


Private 


0 .0190 


Pikaura 


Total 
Agricultural 


0 .0190 
0 . 0590 


Private 


Amhat 


Total 


0 .0590 


Private 


428 


Agricultural 


0 .0253 


Gayghat 


Total 


0 .0253 


Private 


Agricultural 


34 


0 .0110 


Khuthan 


0 .0110 


Total 
Agricultural 


Private 


2540 


0 .2000 


Nagar Khas 


2544 


Private 


0 .0100 


Agricultural 

Total 
Agricultural 


0 .2100 


1. 


Private 


8 . 
Beili 


0 .0050 


0 .0050 


Total 
Agricultural 


9. 


Private 


0 .0150 


Dakahi 


Private 


0 .0130 


Private 


0 .0150 


Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 


Private 


0 .0160 
0 . 0120 


Private 


[ 471 II - QU5 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Si. 
No . 


Name of the 

district 


Nature of Land 


Type of Land 


Name 
of the 
Taluk 


Name of the 

Village 


Survey 
Number 


Area in 
(Hectare ) 


3 


5 


0 . 0050 


Private 
Private 


0 .0130 


0 . 3587 


Private / 
Government 

Privatel 
Government 

Private 


0 .0362 


0 .0130 


Private 


0 .0110 


Private 


0 .0040 


Government 


Agricultural 
Agricultural 
Agricultural/ 
Naveen Parti 
Agricultural/ 
Naveen Parti 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 
Naveen Parti 

Reserve for 
General public 

Agricultural 
Naveen Parti 
Naveen Parti 
Agricultural 
Naveen Parti 

Total 
Grand Total 


0 .0310 


Government 


0 .0190 


Private 


0 .0060 


Government 


Government 

Private 


0 .1225 
0 .0280 
0 .0130 


84 


Government 


0 . 0412 


0 .7726 
2 .5663 


[ F . No. RW /NH -37014 /1 /2014 /NHDP -IVA ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


- 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi -110054 . 


Uploaded by Die o poderia 


D Digitally signed by ALOK KUMAR 

Date : 2017 .04 .20 12:19: 15 + 05 30 


